रजिस्ट्री सं० डी . एल० - 33004 /99 


.. 


REGD NO DL-33004 /99 


. ... 11 


सयपवजयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भागा - खर्च 
PARP PL :Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , अप्रैल 22 , 2002/ वैशाख 2, 1924 
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 22 , 2002 /VAISAKHA 2 , 1924 


- 


- 


- - 


- 


सं . 105 ] 
No. 105 ] 


- 


- 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 
( बजट प्रभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2002 

8 प्रतिशत राहत बाँड, 2002 
एफ . सं . 4( 5 ) / डब्ल्यू एण्ड एम / 2002.-- - भारत सरकार एतदद्वारा इस मंत्रालय की अधिसूचना एफ . सं . 4 ( 5 )/ डलन्य एण्ड एम / 2002 
दिनांक 28 फरवरी, 2002 में यथानिर्दिष्ट 8 प्रतिशत राहत बाँड, 2002 की यह योजना अतिरिक्त संशोधनों के अधीन निम्नानुसार होगी : 

निवेश की सीमा 
बाँडों में निवेश हेतु 2 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति निवेशक की अधिकतम सीमा निम्नलिखित पर प्रयोज्य नहीं होगी : 

1 . “ ( क ) " सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों जिनमें सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र,बैंकों, स्थानीय निकायों तथा निजी क्षेत्र के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 
योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी शामिल हैं , द्वारा उनके सेवानिवृत्ति/ अन्तिम लाभ में से किए गए निवेश जिनमें शामिल हैं 

] ( क ) किसी भी भविष्य निधि में कर्मचारी की जमा पर बकाया । 
( ख ) सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता उपदान , 
( ग ) पेंशन की परिवर्तित कीमत , 
( घ ) छुट्टी के समतुल्य नकद राशि, तथा 

( ङ ) सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी को देय सरकारी बीमा योजना के बचत तत्व । 
" ( ख ) " सेवानिवृत्ति लाभ की प्राप्ति की तिथि से 3 माह के अन्दर निवेश किए जाएंगे ; जहां सेवानिवृत्ति लाभ को विभिन्न तिथियों पर संवितरित किया 
गया हो वहां 3 माह की अवधि को पूर्ण तथा अन्तिम निपटान की तिथि से गिना जाएगा । 

बशर्ते कि निवेश की सीमा से उपर्युक्त छूट कर्मचारी से एक प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के अधीन उपलब्ध होगी कि सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा 
निवेश की जा रही निधियां सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत उस पुरुष/ महिला कर्मचारी द्वारा सेवानिवृति पर प्राप्त 
सेवानिवृत्ति/ अन्तिम लाभ हैं । 

II सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, बैंक, स्थानीय निकाय तथा निजी क्षेत्र के पहले से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों द्वारा किए गए पुनर्निवेश उनके 
सेवानिवृत्ति/ अन्तिम लाभ/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना क्षतिपूर्तियों में से प्रारम्भिक खरीदकिए गए राहत बाँडों की परिपक्वता आय में से किए जाने हैं । 
ऐसा पुनर्निवेश इस अधिसूचना को जारी करने की तारीख से तीन मास के भीतर अथवा बाँड की परिपक्वता/ नकदीकरण की तारीख जो भी विवाद में 
हो , से किया जाना चाहिए । 


1333 GI/ 2002 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART 1 - Sec. 1] 


बशर्ते कि निवेश की सीमा से उपर्युक्त छूट कर्मचारियों को एक शपथपत्र की प्रस्तुति के अधीन उपलब्ध होगी कि उस पुरुष/ महिला 
कर्मचारी द्वारा राहत बाँडों में प्रारम्भिक रूप से निवेशित निधियां सेवानिवृत्ति/ अन्तिम लाभ/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना क्षतिपूर्तियों में से इकट्ठा की 
गई थी या नहीं । 
2. सेवानिवृत्ति/ अन्तिम लाभ के निवेश हेतु उपर्युक्त दावेदारी निवेश/ पुनर्निवेश/ परिपक्व बाँडों के एिल अन्यथा उपलब्ध 2 लाख रुपए प्रति निवेशक की 
वार्षिक सीमा के अलावा है । 
3. यह इस अधिसूचमा को जारी करने की तारीख से प्रभावी हो रहा है । 

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से , 

धीरेन्द्र स्वरूप , अपर सचिव ( बजट ) 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affahrs) 

(BUDGET DIVISION ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd April, 2002 

8 % RELIEF BONDS, 2002 
F.No. 4 (5 )/ W & M /2002 . — TheGovernment of India hereby notifies that the Scheme of 8 % Relief Bonds, 2002 as specified in this 
Ministry ’s Notification F.No 4(5)/W & M /2002 dated 28th February . 2002 shall be subject to further amnendments as ſollows : 
Limit of mvestment 

The maximum limit of Rs. 2 lakhs per annum per investor for Investment in the Bonds shall notapply to 

1 ( A )Investments made by retiring employces, including those retinng under Voluntary Retirement Schemes of the Government, Public 
Soctor, Banks.Local Bodies and Private Sectoroutof their retirement terminal benefits which include 

(a) Balance at the credit ofemployee in any of the ProvidentFunds, 
(b ) Retirement/Superannuation gratuity . 
(c ) Commuted value of pension , 
(d ) Cash equivalentof leave,and 
(c) SavingselementofGovernment Insurance Scheme payableto the employee on retirement 

(B ) Investments may be made within 3months from the date of receipt of the retirementbenefits, where the retirementbenefits have been 
disbursed on different dates,the period of 3 monthsmay be counted from the date of full and final settlement 

Provided that theabove exemption from the limit of investment will be available subject to production of a certificate from the employer 
that the fundsbeing invested by the retiring employee are retirement terminalbenclits received by him /her on retirement/under Voluntary Retirement 
Schemc. 

II. Reinvestments to bemade by alreadyretired employces of theGovernment Public Sector.Banks, LocalBodies and Private Sector of 
tematurity proceeds of the Relief Bonds initially purchased out of their retirement/terminalbenefits/ Voluntary Retirement SchemeCompensations. 
Such reinvestments should bemade within 3 months from the date ofissue of this Notification or date ofmaturity /encashment of the bond , 
whichever is later : 

Provided that the above exemption from the limit of investment will be available to emplyoces subject to production of an affidavit to 
the effect that the funds initially invested by him /her in the Relief Bonds were outof the retirement/terminal benefits Voluntary Retirement Scheme 
Compensations 

2 The above entitlement for investment of retirement/ terminalbenefits is in addition to the annual limit of Rs. 2 lakh per investor 
otherwise available forinvestment/reinvestment/matured bonds. 
3 This takes effect from the date of issue of this Notification 

By Order of the President of India , 
D . SWARUP. Addl.Secy. (Budget) 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


